PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ.. DEC. 12. 2006 ( AGHN. 21 , 1928 SAKA) 


883 


+ 


लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं सड़कें ) 


दिनांक 28 नवम्बर , 2006 


क्रमांक 28 RA/199 / VI/05.- हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर 
सरकारी प्रयोजन अर्थात् रोहतक- झज्जर-रिवाड़ी नई रेलवे लाईन के निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित है, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 
नीचे वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 4 व 17 के अन्तर्गत क्रमांक 28/RA/199/IV/ 05, दिनांक 25 अगस्त, 200b 
को जारी की जा चुकी है, जो हरियाणा सरकार के राजपत्र (extra.) दिनांक 25 अगस्त , 2006 में प्रकाशित कराई जा चुकी है तथा शुद्धीकरण 
क्रमांक 28/ RA/ 199/IV/ 06, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 जो हरियाणा के राजपत्र ( extra) दिनांक 14 सितम्बर, 2006 में प्रकाशित कराई 
जा चुकी है । 


यह घोषणा भूमि अधिनियम, 1894 की धारा 6 उन पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 
इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित , परिक्षेत्र में भूमि पर प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए, इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं और धारा 7 के तहत लगाई गई है । 

भूमि के नक्शे एवं अन्य विवरण का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, रोहतक या सहायक अधिशासी 
अभियन्ता/निर्माण उत्तर रेलवे के कार्यालय में किया जा सकता है. 


विशिष्टियां 


जिले का नाम तहसील का 


गांव का नाम 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


मुरब्बा नं ०/किला नं ० व दिशा / खसरा नं ० 


नाम 


एकड़ में 


-- 


2 


.3 


5 


6 


रोहतक 


रोहतक 


कारौर 


41 


1-51 


18 


10, 11 , 20/1 


19 


6 , 15 , 16, 25/1 


204/2, 5/2 , 6 , 


93 


रोहतक 


रोहतक 


खेड़ी साध 


42 


6--56 


101 


21 


104 


2,3,7,8, 14, 16, 17, 24 , 25 


. 


115 


10, 11 , 20, 21 


116 5/1 , 5/ 2,6, 15 , 16 , 25 


118 


1 , 10 , 11/1 , 11/2, 20 , 21 


123 


1 


उपरोक्त किला नम्बर/ खसरा नं ० का कुछ भाग 
अधिसूचित कराया गया है । अतः सभी किला नम्बर / 
खसरा नम्बर का मिन समझा जाए । रेलवे लाईन 
सामान्यत: उत्तर से दक्षिण दिशा में जानी है । जैसा 
कि नक्शे में दिखाया गया है । 


( हस्ता/ ) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
रोहतक सर्कल, लोक निर्माण विभाग , 


( भवन तथा सड़क शाखा) रोहतक । 


884 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 12 , 2006 (AGHN , 21, 1928 SAKA ) 


[ PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT ( B & R ) 


The 28th November , 2006 


No. 28RA/ 199 /V1/05 .-- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that land described in the 
specification below is needed urgently by the Government, at public expense , for a public purpose , 
namely, for construction of Rohtak -Jhajjar- Rewari New Railway Line for which Notification under Section 4 with 
Section 17 , No. 28 /RA / 199/1V /05 , dated 25th August, 2006 has been published in Haryana Government Gazette 
( Extra.) dated 25th August , 2006 and Corrigendum No. 28 /RA /199 /IV /06 , dated 14th September, 2006 has been 
published in Haryana Government Gazette . (Extra.) dated 14th September, 2006 . 


It is therefore , hereby declared that the land described in the specification below is needed for above purpose. 


This declaration is made under the provision of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 for information of all 
to whom itmay concern and under the provision of Section 7 of the said Act, the District Revenue Officer -cum - Land 
Acquisition Collector Rohtak , is here by directed to take orders for acquisition of the said land . 


In exercise of the power conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana , hereby authorizes the 
officers with their servants and workmen . for the time being engaged in the undertaking to enter upon and survey any 
land in the locality, and to do all other acts required or permitted by that section 


Plan of the land may be inspected in the office of the D. R. O.- cum -Land Acquisition Collector, Rohtak or 
Assistant Executive Engineer/Construction , Northern Railway , Rohtak . 


Specifications 


Name of 
District 


Murabba No./Killa No. & Khasra No. 


Name of 
Tehsil 


Name of 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


1 


2 


3 


5 


6 


Rohtak 


Ruhtak 


Karore : 


I -51 


18 


10 , 11 , 2011 


19 6 , 15 , 16 , 25/1 


20 


4/2 , 5 /2,6 


93 


Rohtak 


Rohtak 


Kheri Sadh 


42 


6-56 


101 


21 


104 2 , 3 , 7 , 8 , 14 , 16 , 17 , 

24 , 25 


115 


10 , 11 , 20 , 21 


116 


5 / 1,5/2 , 6 , 15 , 16 , 25 , 


118 


1. 10. 11/1 , 11/2 , 20 , 21 


123 


ܝܚܪ 


The above noted Killa /Khasra numbers are 
partly notified thus Killa /Khasra Number may 
be considered as Min . The railway line 
generally laying from North to South as 
shuwn in the plan . 


( Sd /- )..., 

Superintending Engineer, 
Rohtak Circle, PWD ( B & R Branch ), Rohtak . 


